सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 735 


26 भाद्र , 1938 ( श० ) 
राँची, शनिवार , 

___ 17 सितम्बर , 2016 (ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 


9 सितम्बर, 2016 
संख्याः-5/ आरोप-1- 109 / 2016 का.- 7872-- श्रीमती गुंजन कुमारी सिन्हा, झा०प्र०से० ( चतुर्थ 
बैच, गृह जिला - राँची ), कार्यपालक दण्डाधिकारी, कोडरमा को विभागीय पत्रांक- 8171 , दिनांक 
10 सितम्बर, 2015 द्वारा निजी व्यय पर अपने पति के पास सिंगापुर जाने हेतु दिनांक 
5 सितम्बर , 2015 से 19 सितम्बर, 2015 तक की अनुमति दी गयी थी । परंतु उक्त अवधि के 
बाद अवकाश के संबंध में कोई सूचना न तो नियंत्री पदाधिकारी को दी गयी और न विभाग 
को | इस प्रकार ये दिनांक 20 सितम्बर , 2015 से अब तक अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं । 

2. उक्त आरोप के लिए श्रीमती सिन्हा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण , 
नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)( क) के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित 
किया जाता है । 

3. निलंबन अवधि में श्रीमती सिन्हा का मुख्यालय - प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय , 
दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल , राँची निर्धारित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार 17 सितम्बर, 2016 
4. निलंबन अवधि में श्रीमती सिन्हा को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 96 के 
तहत् केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

5. उक्त आरोपों के लिए श्रीमती सिन्हा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित 
करने के लिए निर्णय लिया गया है । इसलिए इनके निलंबन अवधि के विनियमन के संबंध में 
निर्णय विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर लिया जायेगा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 735 - 50 | 


